


लेखाशास्त्र 


अलाभकारी संस्थाएँ एवं साझेदारी खाते 


कक्षा 12 के लिए पाठ्यपुस्तक 





विद्यया ऽ मृतमःनुते 


(> 


एनसी ड्रिंआर टी 
NCSEERT 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING 


2020-21 


ISBN 81-7450-727-2 





2020-21 


आमुख 


राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन 
से जोड़ा जाना चाहिए। सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी 
व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित 
पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तके इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास हैं। इस प्रयास में हर 
विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रा देने की प्रवृति का विरोध शामिल 
है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा 
में काफ़ी दूर तक ले जाएंँगे। 

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों 
को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों 
पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आजादी दी जाए 
तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुडकर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। 
शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा 
का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है 
कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक 
का ग्राहक मानना छोड़ <I 

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक 
समय-सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितनी वार्षिक केलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे 
शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षा और मूल्यांकन की विधियाँ भी 
इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा 
बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती हैं। बोझ की समस्या से 
निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुननिर्धारण करते समय बच्चों 
के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत 
कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, 
छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। 

एन सी ई आर टी इस पुस्तक को रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के 
परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद्‌ सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति 
के अध्यक्ष प्रोफेसर हरि वासुदेवन और इस पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर आर. 
के. ग्रोवर की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान दिया, इस 


2020-21 


lL 

योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचायों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और 
संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री और सहयोगियों की मदद लेने में हमें 
उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
द्वारा प्रोफेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफेसर जी.पी. देशपांडे को अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति 
(मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते 
हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन सी ई आर टी 
टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके। 


नयी दिल्ली निदेशक 
20 नवंबर 2006 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 


2020-21 


पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति 


अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति 


हरि वासुदेवन, प्रोफ़ेसर, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता 


मुख्य सलाहकार 
आर. के. ग्रोवर, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), स्कूल आफ मैनेजमेंट स्टडीज, इग्नू, नयी दिल्ली। 


सदस्य 


ua. a, रीडर, खालसा कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय 

एन. के. ककड, निदेशक, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट आफ मेनेजमेंट, रोहणी, नयी दिल्ली 
एस.एस. सहरावत, सहायक आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, चंडीगढ़ 

एस.सी.हुसैन, प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली 

ओबल रेडी, प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश 

डी. के. वेद, प्रोफेसर, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी नयी दिल्ली 
दीपक सहगल, रीडर, दीन दयाल उपाध्याय कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय 

राजेश बंसल, पीजीटी वाणिज्य, रोहतगी ए.वी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नयी सड़क, दिल्ली 
वनिता त्रिपाठी, लेक्चरर, वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
सविता शंगारी, पीजीटी वाणिज्य, ज्ञान भारती स्कूल, साकेत, नयी दिल्ली 

सुधीर सपरा, पीजीटी वाणिज्य, केंद्रीय विद्यालय, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश 


हिन्दी अनुवाद 
अमर सिंह सचान, अनुवादक, आर. के. पुरम, नयी दिल्ली 
राजेश बंसल, पीजीटी वाणिज्य, रोहतगी ए.वी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नयी सड़क, दिल्ली 


सदस्य-समन्वयक 


शिप्रा वैद्या, प्रोफ़ेसर (वाणिज्य), सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नयी दिल्ली 


2020-21 


आभार 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, इस पुस्तक के निर्माण एवं पुनरीक्षण में सहयोग देने 
हेतु पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति का आभार व्यक्त करती है। 


परिषद्‌, सविता सिन्हा, प्रोफ़ेसर एवं विभागाध्यक्ष (सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग) के प्रति 
भी अपनी कृतज्ञता अर्पित करती है, जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक को पूर्ण रूप देने में अपना अमूल्य 
योगदान दिया। हम उन सभी वाणिज्य शिक्षकों के भी आभारी हैं, जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक की क्यू. 
आर. कोड की अतिरिक्त पाठ्य सामग्री तैयार करने में अपना योगदान दिया है। 


परिषद्‌, मुसर्रत परवीन, कॉपी एडीटर; अनिल शर्मा, प्रूफ रीडर के सहयोग हेतु अपना हार्दिक 
आभार ज्ञापित करती है, जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक को पूर्ण रूप देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 
इसी संदर्भ में प्रकाशन विभाग, एन सी ई आर टी का सहयोग भी उल्लेखनीय है। 


2020-21 


विषय-सूची 


आमुख iti 
अध्याय 1 अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन 1 
1.1 अलाभकारी संस्थानों का अर्थ एवं विशेषताएँ 1 
12 अलाभकारी संस्थाओं के अभिलेखों का लेखांकन 2 
1.3 प्राप्ति एवं भुगतान खाता 3 
1.4 आय ओर व्यय खाता 13 
1.5 तुलन पत्र 18 
1.6 कुछ विशिष्ट m 23 
1.7 तलपट पर आधारित आय और व्यय खाता 43 
अध्याय 2 साझेदारी लेखांकन - आधारभूत अवधारणाएँ 67 
2.1 साझेदारी की प्रकृति 68 
2.2 साझेदारी विलेख 69 
2.3 साझेदारी खातों के विशिष्ट पहलू 71 
24 साझेदारों के पूँजी खातों का अनुरक्षण 71 
2.5 साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन 75 
26 एक साझेदार को लाभ की गारंटी 93 
2.7 पूर्व समायोजन 99 
अध्याय 3 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन :साझेदार का प्रवेश 115 
3.1 साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के प्रकार 115 
3.2 साझेदार का प्रवेश 116 
3.3 नया लाभ विभाजन अनुपात 117 
3.4 त्याग अनुपात 120 
3.5 ख्याति 123 
3.6 संचित लाभों और हानियों का समायोजन 144 


3.7 परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण 145 


2020-21 


viii 


3.8 पूँजी का समायोजन 
3.9 वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन 


अध्याय 4 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन - साझेदार की सेवानिवृत्ति / मृत्यु 
4.1 सेवानिवृत्त/मृत्त साझेदार को देय राशि का निर्धारण 
4.2 नया लाभ विभाजन अनुपात 
4.3 अभिलाभ अनुपात 
4.4 ख्याति का व्यवहार 
4.5 परिसंपत्तियों तथा दायित्वो के पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजन 
4.6 संचित लाभों तथा हानियों का समायोजन 
4.7 सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि का निपटारा 
4.8 साझेदारों की पूँजी का समायोजन 
4.9 साझेदार को मृत्यु 


अध्याय 5 साझेदारी फर्म का विघटन 
5.1 साझेदारी का विघटन 
5.2 फर्म का विघटन 
5.3 खातों का निपटारा 
5.4 लेखांकन व्यबहार 


2020-21 


151 
163 


176 
176 
177 
178 
183 
189 
192 
195 
204 
211 


229 
229 
230 
231 
233 


